रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L. - 33004/ 99 


भारत की राजपत्र 


मेवजगले 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 9 , 2014 / आषाढ़ 18 , 1936 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9 , 2014 /ASHADHA 18 , 1936 


सं . 1436 ] 
No. 1436 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014 


का . आ . 1710 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 3500 ( अ), तारीख 27 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, 
उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73 के 70.700 कि . मी . से 
179.285 कि . मी . तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 11 दिसम्बर , 2013 को 
" दैनिक भास्कर " और " टाइम्स ऑफ इण्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 


__ अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2785 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (ii )] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 73, जिसे नया नाम रा. रा. 344 दिया गया है, के 70. 700 कि . मी . से 

179. 285 कि . मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


ल 


क्रम जिले का तालुक 
संख्या 

नाम 


गांव का नाम - सर्वेक्षण | भूमि का 

संख्या 

प्रकार 


भूमि की प्रकृति । 

| भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के | 
( कनाल - मरला 


नाम 


का 


7 


2 
यमुनानगर 


5 
जगाधरी । कलानौर ह. ब. - 43// 25 

नं0 136 


6 
सरकारी 


1 


गैर मु. दरख्तान 

सफेदा 


0 -15 


प्रदेश सरकार 


54// 5 


सरकारी 


0 - 15 


प्रदेश सरकार 


गैर मु . दरख्तान 

सफेदा 


निजी । 
सरकारी 


चाही 
गैर मु . दरख्तान 

सफेदा 


0 - 3 
2- 2 


राजकुमार चालू, खुदकाश्त चालू 
प्रदेश सरकार 


55 // 1 


चाही 


0 - 6 


निजी 
निजी 
सरकारी 


चाही 
गैर मु . दरख्तान 

सफेदा 


0 - 5 
1 - 15 


राजकुमार चालू, खुदकाश्त चालू 
कर्मवीर सिंह पुत्र साधुराम 
प्रदेश सरकार 


10 


निजी 
निजी 


निजी 


निजी 


चाही 
चाही 
चाही 
चाही 
चाही 
चाही 
चाही 
चाही 


4- 4 
0 - 1 
1 - 5 
1 - 0 
0 - 13 
2 - 0 
0 - 8 
1 - 3 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


कर्मवीर सिंह पुत्र साधुराम 
छत्रापाल सिंह पुत्र साधुराम 
कर्मवीर सिंह पुत्र साधुराम 
सुखदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह 
कर्मवीर सिंह पुत्र साधुराम 
सुखदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह 
रघुवीर सिंह पुत्र करता 
काशीराम, श्रीमती अंगूरी पुत्री 
सुन्दर सिंह 
काशीराम , श्रीमती अंगूरी पुत्री 
सुन्दर सिंह 
रघुवीर सिंह पुत्र करता 
हुकुमसिंह पुत्र सुन्दर सिंह, नरेन्द्र 
कुमार, रविन्दर कुमार, श्रीमती 
शकुन्तला देवी, सुनीता रानी, 
अनीता रानी पुत्री गुरदयाल सिंह 


निजी 


चाही 


0 - 1 


निजी 


चाही 
चाही 


निजी 


2 - 6 
2 - 4 


____ 20 

22 


निजी 
निजी 


चाही 
चाही 


0 -1 
0 - 4 


रघुवीर सिंह पुत्र करता 
हुकुमसिंह पुत्रा सुन्दर सिंह, नरेन्द्र 
कुमार, रविन्दर कुमार, श्रीमती 
शकुन्तला देवी, सुनीता रानी, 
अनीता रानी पुत्री गुरदयाल सिंह 


निजी 


चाही 


3 -17 


जगमाल सिंह, रमेश, सुरेश पुत्र 
नारू , मोहन लाल पुत्र रण सिंह 


सरकारी 


गैर मु. दरख्तान 

सफेदा 


1 - 5 


प्रदेश सरकार 


188 


सरकारी 


गैर मु . रास्ता 


0 - 15 


पंचायत 


[ 4TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


0 - 1 


path 
58 // 3 


0 -5 


PTगैर मु. रास्ता 

निजी गैर मु . चौ 
निजी गैर मु. चौ 
सरकारी शमशान भूमि 
सरकारी गैर. मु. शमशान 

भूमि 


पंचायत 
शिवराम 
शिवराम 
प्रदेश सरकार 


5 - 1 


3 - 0 


C 


0 - 8 


प्रदेश सरकार 


36 - 3 


[41. Jİ. HTRRITT / 11013 / 588 / 0131154 -ESISH / 2012 ] 


माया प्रकाश, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th July , 2014 


S .O . 1710 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , number S .O . 3500 (E ), dated 27th November, 2013 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) and issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / 
four- laning, etc .), maintenance , management and operation of National Highway No. 73 on the stretch of land 
from Km .70 .700 to Km . 179 .285 , in District Yamunanagar in the State of Haryana ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Bhaskar” and “ Times 
of India ” , both dated the 11th December, 2013, under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii)] 


SCHEDULE 


in 


H . B .No. 136 


0 - 5 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from 
Km70.700 to Km 179 .285 of National Highway No. 73 renamed as NH - 344 in District Yamuna Nagar in the State 

of Haryana 
SerialName Name of Name of Survey Type of Nature of Area Name of Owners / 
number of taluk village number 

land land 

Interested Person 
district 

kanal 
marla 

( K - M ) 
(2 ) ( 3 ) (4 ) L ( 5 ) 

(6 ) 

(7 ) ( 8 ) 

(9 ) 
Yamuna 1. Jagadhari ( 1 ) Kalanaur 43// 25 Government Gair Mu. 0 - 15 Pradesh Sarkar 
Nagar 

Darakhtan 

Safeda 
54 / 15 Government 

Gair Mu . 0 - 15 Pradesh Sarkar 
Darakhtan 

Safeda 
Private Chahi 0 -3 Rajkumar Chaloo , 

Khudkasht Chaloo 
55 // 1 Government Gair Mu. 2 -2 Pradesh Sarkar 

Darakhtan 

Safeda 
Private Chahi 0 -6 Rajkumar Chaloo , 

Khudkasht Chaloo 
Private Chahi 

Karmveer Singh S / o 

Sadhu Ram 
Government Gair Mu. | 1- 15 Pradesh Sarkar 

Darakhtan 

Safeda 
Private Chahi 4 -4 Karmveer Singh S / o 

Sadhu Ram 
Private Chahi 

Chhatrapal Singh S /o 

Sadhu Ram 
Private Chahi 

1-5 

Karmveer Singh S /o 

Sadhu Ram 
Private 

Chahi 

1 -0 

Sukhdev Singh S /o 

Balveer Singh 
Private Chahi 0 - 13 Karmveer Singh S /o 

Sadhu Ram 
Private Chahi 2 -0 Sukhdev Singh Slo 

Balveer Singh 
Private Chahi 

0 -8 

Raghuveer Singh S / o 

Karta 
Private Chahi 

Kashiram , Smt. 
Anguri D /o Sunder 

Singh 
19 L Private 

Chahi 0 - 1 Kashiram , Smt. Anguri 

D /o Sunder Singh 
Private Chahi 

2 -6 

Raghuveer Singh S/o 


0 - 1 


1- 3 


Karta 


[ 4TT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Chahi 


2 - 4 


Private 


Chahi 


0 - 1 


Private 


Chahi 


0 - 4 


Hukamsingh Slo 
Sunder Singh , 
Narender Kumar , 
Ravinder Kumar, 
Smt. Shakuntala 
Devi , Sunita Rani , 
Anita Rani D /o 
Gurdayal Singh 
Raghuveer Singh S/o 
Karta 
Hukamsingh S /o 
Sunder Singh , 
Narender Kumar, 
Ravinder Kumar, 
Smt. Shakuntala 
Devi, Sunita Rani, 
Anita Rani D /o 
Gurdayal Singh 
Jagmalsingh , 
Ramesh , Suresh S /o 
Naaru , Mohan Lal 
S / o Ran Singh 
Pradesh Sarkar 


23 


L 


Private 


Chahi 


3 - 17 


24 


Government 


1 -5 


188 
path 
58 /73 


Government 
Government 

Private 


10- 15 

0 - 1 
0 - 5 


panchayat 
panchayat 
Shivram 


Gair Mu. 
Darakhtan 
Safeda 
Path 

Path 
Gair Mu . 

Cho 
Gair Mu. 

Cho 
Smsan 
bhumi 
Gair, Mu, 
Smsan 
bhumi 


Private 


5 - 1 


Shivram 


Government 


3 -0 


Pradesh Sarkar 


Government 


0 - 8 


Pradesh Sarkar 


Total 


36 - 3 


[ F . No. NHAI/ 11013 /LA / PIU - DDN /2012] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


